रजिस्ट्री सं० डी० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L -33004/ 99 


अयमेव जयते 
सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 28 , 2013 / चैत्र 7 , 1935 
NEW DELHI, THURSDAY , MARCH 28 , 2013/CHAITRA 7, 1935 


# 


87 ] 


No. 87] 


केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 25 मार्च, 2013 
सं. इको टी 1 / 2013 - के. वि .वि . आ . – विद्युत मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी " पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा 
बोली मार्गदर्शक सिद्धांत " ( 10 अक्तूबर , 2008 तक यथासंशोधित ) , प्रस्ताव के लिए मानक अनुरोध ( आरएफपी ) के खंड 3.3.1.3 ( क ) , तथा 
मानक पारेषण सेवा करार (टीएसए ) दस्तावेज की अनुसूची 7 के अनुसरण में , केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग बोली मूल्यांकन तथा संदाय के 
प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दरों को अधिसूचित करता है, अर्थात् : 
I. बोली मूल्यांकन के लिए वार्षिक वृद्धि दर ( 30 -9- 2013 तक बोली खोलने के लिए ) 
क्रम सं. विवरण 

बोली मूल्यांकन के लिए वार्षिक वृद्धि दरें 
वृद्धि योग्य पारेषण प्रभारों के लिए वार्षिक वृद्धि दर 

5. 93 % 
2 स्तरीकृत पारेषण प्रभारों की संगणना के लिए छूट दर 

13. 10 % 


II. 


क्रम सं . 


1-4 - 2013 से 30 -9- 2013 तक की अवधि के लिए पारेषण सेवा करार के अनुसार संदाय के प्रयोजन के लिए लागू 
वार्षिक वृद्धि दरः 
विवरण 

संदाय के लिए वार्षिक वृद्धि दरें 
वृद्धि योग्य पारेषण प्रभारों के लिए वार्षिक मुद्रास्फीती दर 

10. 76 % 

राजीव बंसल, सचिव 


1. 


[ विज्ञापन -III/ 4/ 150/12 / असा. ] 


1276 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART III SEC . 41 


CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 

: NOTIFICATION 


New Delhi, the 25th March , 2013 . 
No. Eco T1/2013 -CERC . In pursuance of the “ Tariff based Competitive bidding Guidelines for Transmission 
Service " (as amended up to 10th October , 2008 ) issued by Ministry of Power,Governmentof India , Clause 3.3 .1.3 (a ) of the 
Standard Request for Proposal (RFP ), and Schedule 7 of the Standard Transmission Service Agreement ( TSA ) documents , 
the Central Electricity Regulatory Commission hereby notifies the following rates for the purpose of bid evaluation and 
payment. 


I 
S. No . 
1. 


Annual Escalation Rates for Bid Evaluation (for bid opening upto 30-9- 2013 ) 
Description 

Annual Escalation Rates for Bid Evaluation 
Annual escalation rate for escalable transmission charges 5.93 % 
Discount rate for computation of levelized transmission charges 13 . 10 % 


I 


Annual Escalation Rate applicable for the purpose of paymentas per the Transmission Service Agreement for 
the period between 1-4 - 2013 to 30- 9 -2013 


S . No. 


Description 


Annual Escalation Rate for Payment 


Annual inflation rate for escalable transmission charges . 


10.76 % 


RAJIV BANSAL, Secy. 
( ADVT.- 11 /4 /150 /12/Exty : 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


FOX ( 

HHH14 


11 . III . 


TTK 


